निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार 


सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 23 


16 ज्येष्ठ 1940 ( श 0 ) 
पटना, बुधवार, 


6 जून 2018 (ई ० ) 


पृष्ठ 


, 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 -बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-6 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग -1 -क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग-1- ख - मैट्रीकुलेशन, आई0 ए0, आई0 एससी0 , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी 0, एम 0 ए 0 . 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 

भाग -7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8– भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 -ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 

पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 -विज्ञापन 
निकाले गये 

विनियम , आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 

7-7 भाग-9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग- 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

भाग -9- ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
और नियम , भारत गजट और राज्य 

सूचनाएं इत्यादि। 
गजटों के उद्धरण । 

पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


8-8 


2 


बिहार गजट, 6 जून 2018 


भाग-1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 

29 मई 2018 
सं ० 1 / स्थ 

1 / स्था 0 (विविध )-20 / 2011-3918/ वि 0 -- श्री ओम प्रकाश झा , बिहार वित्त सेवा, सम्प्रति बजट 
पदाधिकारी - सह - अपर सचिव , वित्त विभाग को अपर सचिव , वित्त विभाग के रूप में पदनामित किया जाता है । 

सं ० 1 / स्था ० 

1 / स्था ० (विविध)-20/ 2011-3918 / वि 0 -- श्री पंकज कुमार सिन्हा, बिहार वित्त सेवा, सम्प्रति 
संयुक्त सचिव , वित्त विभाग को बजट पदाधिकारी - सह - संयुक्त सचिव , वित्त विभाग के रूप में पदनामित किया 
जाता है । 
2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
जयन्त कुमार सिंह , अपर सचिव । 


सं 0 16 / एम1-66 / 2015-716 ( आ 0 चि 0 ) 

स्वास्थ्य विभाग 


प्रेषक, 


सच्चिदानंद चौधरी, 

सरकार के विशेष सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार , 

वीरचन्द्र पटेल पथ , पटना । 
द्वारा : - वित्त विभाग । 

पटना, दिनांक 29 मई 2018 
विषय : 

राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय - सह - चिकित्सालय , बेगूसराय में भारतीय 
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ( CCIM) के न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्ड को पूरा करने के उद्देश्य से 
दो नये विभाग "पंचकर्म विभाग " एवं कौमारभृत्य (बालरोग ) विभाग का सृजन करते हुये 

पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल -47 पदों के सृजन के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशनुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय 
-सह - चिकित्सालय, बेगूसराय में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ( CCIM) के न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्ड को पूरा करने 
के उद्देश्य से दो नये विभाग “पंचकर्म विभाग " एवं कौमारभृत्य (बालरोग) विभाग का सृजन करते हुये पदाधिकारियों एवं 
कर्मचारियों के कुल -47 पदों के सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । 

2. अतः सम्यक विचारोपरान्त इस संस्थान हेतु दो नये विभाग "पंचकर्म विभाग " एवं कौमारभृत्य (बालरोग) 
विभाग का सृजन करते हुए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुल -47 निम्नांकित पदों का सृजन किया जाता है । 
क्र ० विभाग का 

पुनरीक्षित पदों की 
पे बैन्ड ग्रेड पे 
सं ० 

संख्या 


वेतन स्तर 


पदनाम 


नाम 


मूल वेतन 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


प्राध्यापक 


15600-39100 


7600 


1 


पंचकर्म 


प्रवाचक 


15600-39100 


6600 


78,800 
67,700 
53,100 


व्याख्याता 


9300-34800 


5400 


प्राध्यापक 


15600-39100 


7600 


level - 12 
level - 11 
level - 9 
level- 12 
level - 11 
level - 9 
level - 12 


1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 


2 


बालरोग 
विभाग 


प्रवाचक 


15600-39100 


78,800 
67,700 
53,100 
78,800 


6600 


व्याख्याता 


9300-34800 


5400 


3 


स्वस्थवृत 


प्राध्यापक 


15600-39100 


7600 


बिहार गजट , 6 जून 2018 


3 


वेतन स्तर 


पदनाम 


पे बैन्ड 


पुनरीक्षित 


ग्रेड पे 


पदों की 
संख्या 


क्र ० विभाग का 
सं ० नाम 
1 

2 
4 अगदतंत्र 


मूल वेतन 


3 


4 


5 


7 


8 


15600-39100 


7600 


6 
level - 12 

level - 9 
level - 9 


1 

1 


5 


15600-39100 


78,800 
53,100 
53,100 


5400 


6 


2 


9300-34800 


5400 


7 


9300-34800 


5400 


53,100 


5 


8 


9300-34800 


5400 


level- 9 
level - 9 
level- 9 


53,100 


1 


53,100 


9 


1 


9300-34800 


5400 


10 


9300-34800 


4200 


35,400 
35,400 


1 

1 


11 


level -6 
level-6 
level - 7 


9300-34800 


4200 


44,900 


12 


9300-34800 


4600 


1 


प्राध्यापक 
डिप्टी सुपरिंटेंडेंट 
इमरजेंसी मेडिकल 

ऑफिसर 
आर0 एम 0 ओ0 

मेट्रॉन 
एनालाईटिकल 

केमिस्ट 
पैथेलोजिस्ट 
रेडियोलोजिस्ट 
मिडवाईफ ( ग्रेड - ए 

नर्स ) 
स्टाफ नर्स 
प्रयोगशाला प्रावैधिकी 
एक्स - रे टेकनीशियन 

पुस्तकाध्यक्ष 

स्टोर कीपर 
प्रयोगशाला सहायक 

ऑफिस स्टॉफ 
रजिस्ट्रेशन 
( एल.डी.सी.) 

फर्मासिस्ट 
निम्नवर्गीय लिपिक 

ड्रेसर 


13 


9300-34800 


4200 


35,400 


10 


14 


5200-20200 


2800 


29,200 


5 


15 


5200-20200 


2800 


29,200 


16 


5200-20200 


2400 


level - 6 
level - 5 
level - 5 
level - 4 
level - 2 
level - 3 
level- 2 


25,500 


1 
1 
1 

1 


17 


5200-20200 


1900 


19,900 


18 


5200-20200 


2000 


21,700 


19 


19,900 


5200-20200 


1900 


2 


20 


5200-20200 


1900 


2 


21 


5200-20200 


1900 


level - 2 
level - 2 
level - 1 


19,900 
19,900 
18,000 


1 


23 


5200-20200 


1800 


2 


कुल : 


47 


4. राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय - सह -चिकित्सालय बेगूसराय में सृजित किये जाने वाले 
शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक कुल 47 पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय 2,93,45,316 / - ( दो करोड़ तिरानवे लाख पैंतालीस हजार 
तीन सौ सोलह रूपये) मात्र का अनुमान्य है । व्यय विवरणी पुनरीक्षित वेतनमान पर आधारित है । 

यह राशि व्यय शीर्ष 2210 - चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य -05 चिकित्सा षिक्षा प्रशिक्षण तथा 
अनुसंधान -101 आयुर्वेद -0001 आयुर्वेदिक कॉलेज बेगूसराय, विपत्र कोड - 20-2210051010001 अन्तर्गत उपबंधित राशि 
से विकलनीय होगा । 
उक्त पदसृजन में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

विश्वासभाजन , 
( ह 0 ) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


शिक्षा विभाग 


कार्यालय आदेश 

25 मई 2018 
सं 015 / एम 1-145 / 2013 / 963-- श्री श्रीकान्त, निदेशक, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध 
संस्थान , पटना का कार्यकाल दिनांक 22.05.2018 को समाप्त हो रहा है । कार्यहित में श्री श्रीकान्त को 22.05.2018 से अगले 
एक वर्ष तक या नियमित नियुक्ति होने तक इनमें से जो भी पहले हो , निदेशक , जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं 
राजनीतिक शोध संस्थान , पटना के पद पर अवधि विस्तार किया जाता है । 

आदेश से , 
सुशील कुमार, निदेशक, उच्च शिक्षा । 


4 


बिहार गजट , 6 जून 2018 


सं 0 4 / स्था ० मु - 10-09 / 2017 गृ 0 आ0--4497 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


प्रेषक , 


गिरीश मोहन ठाकुर 


सरकार के अवर सचिव । 


सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं ह0 ), 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना । 

पटना,दिनांक 24 मई 2018 | 
विषय: गृह विभाग ( आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के वृहदाकार स्वरूप , संलग्न कार्यालयों / आयोगो एवं 

पुलिस बल की उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या व भूमिका पर प्रभावी एवं गुणात्मक नियंत्रण के निमित्त 
विभागीय स्तर पर बढ़ते कार्यबोझ के मद्देनजर एक अतिरिक्त प्रशाखा के गठन सहित 
सचिवालय सेवा के कुल- 08 ( आठ ) पदों के स्थायी रूप से सृजन के संबंध में । 

गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) में सिपाही से लेकर भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का स्थापना संबंधी 
सभी कार्य किया जाता है ।गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) से संलग्न कई कार्यालय भी हैं । जिनमें पुलिस महानिदेशक का 
कार्यालय, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अपराध अनुसंधान कार्यालय, अभियोजन निदेशालय, अग्निशमन सेवाएँ, सैनिक कल्याण 
निदेशालय, पुलिस भवन निर्माण निगम, केन्द्रीय चयन पर्षद ( सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग प्रमुख है । उक्त 
सभी कार्यालयों से संबंधित वैसे कार्य जिनका निष्पादन सरकार के स्तर से होना है , गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) के माध्यम 
से ही किया जाता है । 

गृह विभाग ( आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के वृहदाकार स्वरूप, संलग्न कार्यालयों / आयोगो एवं पुलिस 
बल की उत्तरोत्तर बढ़ती संख्या व भूमिका पर प्रभावी एवं गुणात्मक नियंत्रण के निमित्त विभागीय स्तर पर बढ़ते कार्यबोझ के 
मद्देनजर एक अतिरिक्त प्रशाखा के गठन सहित सचिवालय सेवा के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कुल- 08 ( आठ ) पदों के 
स्थायी रूप से सृजन के प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 24.01.2018 की बैठक में मद संख्या- 16 में सप्तम 
पुनरीक्षित वेतन संरचना में स्वीकृत वेतन के गैर योजना मद में उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी । उक्त के आलोक 
में मंत्रिपरिषद की दिनांक 17.04.2018 की बैठक में मद सं0- 7 द्वारा दी गयी स्वीकृति के आलोक में निम्न सारणी के 
अनुरूप सचिवालय सेवा के 8 राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है । 

वित्त विभाग के 
पदों की 

संकल्प सं0 

पुनरीक्षित 
क्र ० सं ० पदनाम सेवा संवर्ग 

वेतन संरचना 3590 / 24.05.17 के 
संख्या 
मे पे लेवल सिड्यूल- II के 

अनुसार 

वेतन 
अवर सचिव 

बिहार सचिवालय सेवा 
प्रशाखा पदाधिकारी बिहार सचिवालय सेवा 
सहायक 

बिहार सचिवालय सेवा 

बिहार सचिवालय 
उच्चवर्गीय लिपिक लिपिकीय सेवा 

बिहार सचिवालय 
निम्नवर्गीय लिपिक लिपिकीय सेवा 


1 


1 


11 


67700 


2 


1 


9 


53100 


3 


4 


7 


44900 


4 


1 


4 


25500 


5 


1 


2 


19900 


उक्त स्वीकृत पदों के सृजन पर कुल वार्षिक आवर्तक व्यय रूपया 53,94,216 / - (तिरपन लाख चौरानवें हजार 
दो सौ सोलह ) रूपये मात्र होगा । (व्यय विवरणी- संलग्न ) 

स्वीकृत पदों के सृजन पर होने वाले व्यय की निकासी गैर योजना मद की मांग संख्या - 22 –मुख्य शीर्ष– 2052 
सचिवालय सामान्य सेवाएं , उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 090 - सचिवालय , उप शीर्ष- 0006 गृह ( आरक्षी) विभाग , के विषय 
शीर्ष तथा विपत्र कोड- 22-2052.00.090.0006 के अंतर्गत विकलनीय होगा । उक्त राशि की निकासी अवर सचिव - सह –निकासी 
एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 6 जून 2018 


5 


गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) में निम्न विभिन्न पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय 

विवरणी 


क्र ० 


पदनाम 


पदों 

की 
संख्या 


वार्षिक व्यय 


पुनरीक्षित 
संरचना 


महंगाई 

भत्ता 
@ 5 % 


परिवहन भत्ता + 

म ० भत्ता 


संकल्प सं0 
3590 दिनांक 24. 

05.2017 
सिड्यूल-II के 


मकान 
किराया 
भत्ता @ 


चिकित्सा 
भत्ता 


लेवेल 


16 % 


अनुसार वेतन 


1 


11 


67700 


3385 


10832 


4000 + 200 = 4200 


1000 


87117X12X1 = 1045404 


अवर सचिव 
( बि 0 स0 से0) 


2 


प्रशाखा पदाधिकारी 


1 


9 


53100 


2655 


8496 


3000 + 150-3150 


1000 


68401X12X1 = 820812 


3 


सहायक 


4 


7 


44900 


2245 


7184 


3000-150-3150 


1000 


58479X12X4 = 2806992 


4 


उच्चवर्गीय लिपिक 


1 


4 


25500 


1275 


4080 


1500 75-1575 


1000 


33430X12X1 = 401160 


5 


निम्नवर्गीय लिपिक 


1 


19900 


995 


3184 


150077521575 


1000 


26654X12X1 = 319848 


N 


कुल पद: 


8 


कुल -53,94,216 


कुल राशि- (तिरपन लाख चौरानवें हजार दो सौ सोलह ) 


आदेश से, 


गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


लघु जल संसाधन विभाग 


21.01.10 


अधिसूचना 

26 सितम्बर 2017 
सं0 प्र 01 / ल 0 ज 0 स 0 / स्था 0(राज0 ) -46 / 14-4133 -- राज्य कर्मियों को रूपंतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 
का लाभ प्रदान करने के संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या -7549 दिनांक 13.07.10 एवं 7566 दिनांक 
14.07.10 में निहित प्रावधानों “वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के मामलों पर वही समिति विचार करेगी जो सम्प्रति सुनिश्चित 
वृत्ति योजना में वित्तीय उन्नयन पर विचार करती है " के आलोक में लघु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सचिव , लघु जल 
संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 07.09.15 को आयोजित की गई थी जिसमें सेवा 
निवृत विभागीय पदाधिकारी को 30 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने पर वित्त विभाग के अधिसूचना 
संख्या -7549 दिनांक 13.07.10 एवं 3 - ए - 2 - वे 0 पु0-18 / 9 ( अंश) -5152 - वि 0 दिनांक -21.05.13 के अनुसार रूपांतरित 
सुनिश्चित वृत्ति उन्न्यन योजना अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन वित्त विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प -630 दिनांक 
की अनुसूची -1 में वर्णित ग्रेड पे की उच्चतर क्रमिक ग्रेड वेतन का लाभ नीचे अंकित पदाधिकारियों के नाम के समक्ष तृतीय 
रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता है: 
नाम / पदनाम / सेवा 

सेवा योगदान / तृतीय अभ्युक्ति 
सं ० वरीयता / 

सम्पुष्टि तिथि निवृति नियुक्ति की एम ० ए ० सी ० पी ० 
की तिथि तिथि तिथि का देय वेतनमान 

15600-39100 
पी 0 बी0-3 ग्रेड पे 

5400 देय तिथि 
2 
श्री प्रेम कुमार 22.06.80 

30.11.13 22.06.78 
सिन्हा, सेवा निवृत्त 

भूगर्भ 
शास्त्री / 05 / पटना 


क्र 0 


जन्म 


गृह जिला 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


01.12.53 


01.01.09 


2 . 


21.07.80 


15.03.52 


31.03.12 


21.07.78 


01.01.09 


6 

बिहार गजट, 6 जून 2018 
श्री सुरेश प्रसाद, 
सेवा निवृत्त 

भूभौतिकी 
शास्त्री / 06 / पटना 
2. इस वित्तीय उत्क्रमण का लाभ दिनांक 01.01.09 से अथवा देय तिथि से जो भी बाद में हो , से प्रभावी है । 

3. तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित उन्नयन योजना के अन्तर्गत देय वेतनमान 15600-39100 पी बी -3 ग्रेड पे 5400 मे 
स्वीकृति का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया है कि इन पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में विशेष चारित्री का उपयोग नहीं किया 
गया हो । 

4. यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है । 

5. रूपांतरित सुनिश्चित उन्नयन योजना के अन्तर्गत उत्क्रमिक ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के 
अधिसूचना संख्या -7549 दिनांक 13.07.10 के आलोक में सुनिश्चित किया जायेगा । 

6. स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन , मौलिक नियमावली के नियम 22(i), 
प्रवधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रू 0 का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए नियत किया जायेगा । 
वित्त विभाग के पत्र संख्या -3 ए - 2 - वे0 पु0-06 / 2013-3637 / वि 0 दिनांक 10.04.13 के कंडिका-2 के नियम 22(i), ए (i) के 
प्रावधान के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु संबंधित कर्मी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे प्रोन्नति / वित्तीय उन्नयन 
की तिथि को वेतन निर्धारण करायेगें अथवा अगले वेतन वृद्धि की तिथि से । 

यह विकल्प आदेश / अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर लिखित रूप से राजपत्रित कर्मी द्वारा कार्यालय 
प्रधान / महालेखाकार / वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को देना है । 

7. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को 
रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उनसे भुगतान की गई राशि / अन्तर राशि की वसूली कर ली जायेगी । 
8. इसमें वित्त विभाग का सहमति प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कुमार अरूण प्रकाश, विशेष सचिव । 


(i ) के 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय 


बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 6 जून 2018 


7 


भाग-2 
बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


लघु जल संसाधन विभाग 


शूद्धि - पत्र 

24 जनवरी 2018 
सं 0 प्र 01 / ल 0 ज 0 स0 / स्था 0 (राज0 ) –46 / 14-306 --विभागीय अधिसूचना सं 0 प्र01 / ल0 ज 0 स0 / स्था ०(राज0) 
46 / 14-4133 दिनांक -26.09.17 में परिलक्षित कतिपय त्रुटियों का निराकरण करते हुए उक्त अधिसूचना के कंडिका -1 में 
शब्द समूह — वित्त विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प -630 दिनांक -21.01.10 की अनुसूची -1 को शब्द समूह वित्त 
विभाग के वेतन पुनरीक्षण संकल्प -630 दिनांक -21.01.10 की अनुसूची- II द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । 

2. विभागीय अधिसूचना सं 0 – प्र01 / ल0 ज 0 स0 / स्था ०(राज0) -46 / 14-4133 दिनांक -26.09.17 की शेष प्रविष्टियाँ 
यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कुमार अरूण प्रकाश , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


8 


बिहार गजट, 6 जून 2018 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

24 मई 2018 
सं 0 ग्रा 0वि0-14( पू0) पू0-01/ 2016–371092 - श्री अरविन्द कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी 
सह-प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, डगरूआ , पूर्णिया सम्प्रति पिपरा, सुपौल के विरूद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की 
अवहेलना,SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन में कोई अभिरूची नहीं लेने , 

सामाजिक 

सुरक्षा 

के तहत डाटा 
डिजिटलाईजेशन में अभिरूची नहीं लेने एवं लंबित डी 0 सी 0 विपत्र के समायोजन में लापरवाही बरतने संबंधी आरोपों 
पर आयुक्त के सचिव, पूर्णिया प्रमंडल , पूर्णिया के पत्रांक -3139 दिनांक 06.08.2017 के माध्यम से जिला 
पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा गठित आरोप प्रपत्र क ( पत्रांक -1222 दिनांक 22.07.2016 ) विभाग को उपलब्ध कराया 
गया । 

उक्त आरोप प्रपत्र क पर विभागीय पत्रांक -283501 दिनांक 05.09.2016 दवारा श्री अरविन्द कुमार से 
स्पष्टीकरण की मांग की गई एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-291461 दिनांक 22.11.2016 

द्वारा 
जिला पदाधिकारी, पूर्णिया से मंतव्य हेतु अनुरोध किया गया । जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा कुमार 

के 
स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद सूचित किया गया । 

उक्त संदर्भ में श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप , प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी,पूर्णिया के 
मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री मो 0 आसिफ द्वारा अपने कार्यों में तत्परता एवं 
सत्वदता बरतने की आवश्यकता है । 

अतएव सम्यक् विचारोपरान्त श्री कुमार को सरकारी कार्यों के सम्यक् एवं त्वरित निष्पादन हेतु भविष्य के 
लिए सचेष्ट करते हए आरोप से मुक्त किया जाता है । 
उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
आरती,विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

11-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


